निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 फाल्गुन 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 449) पटना , मंगलवार , 19 मार्च 2019 


कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 

गृह विभाग ( कारा) 


अधिसूचना 

13 मार्च 2019 
सं० कारा / स्था० ( अधी ) - 01 - 40 / 2017 - 2192 - श्री उमेश प्रसाद सिंह , बिहार कारा सेवा के सेवानिवृत 
पदाधिकारी को "बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त ( सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली, 2003 एवं बिहार राज्य 
कर्मचारी सेवा शर्त "रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 " के प्रावधानों के अनुसार विभागीय अधिसूचना 
ज्ञापांक - 5777 दिनांक 09.10. 2017 द्वारा निम्नरूपेण वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किया गया था : 
क्र0 अधीक्षक का नाम ए0सी0पी0 / एम0ए0सी0पी0 के 

वेतनमान 
लाभ की तिथि 
2 

3 
1 श्री उमेश प्रसाद सिंह प्रथम ए0सी0पी0 - 09.08.1999 वेतनमान - 8000 - 13500 ( अपुनरीक्षित ) 
( सेवानिवृत ) 

द्वितीय एम0ए0सी0पी0 - 01.07.2014 पी0बी0 - 3 ग्रेड पे 6600 
2. वित्त ( वै0दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 22 / वेदा0 20 - 241 / 86 - 565 (24 ) दिनांक 
09.12. 2017 द्वारा प्राप्त आपत्ति के क्रम में श्री सिंह को प्रदत्त ए0सी0पी0 / एम0ए0सी0पी0 की समीक्षा की गयी । 

3. समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि श्री सिंह को विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक - 5777 दिनांक 09. 10.2017 
द्वारा दिनांक 01.07. 2014 से प्रदत्त द्वितीय एम0ए0सी0पी0 का मामला उन्हें अधिसूचना सं0 - 14889 दिनांक 31. 10.2006, 
अधिसूचना सं0 - 604 दिनांक 20 .02.2009 एवं अधिसूचना सं0 - 402 दिनांक 28.01.2011 द्वारा पारित विभिन्न दण्डों के 
कुप्रभाव से आच्छादित है । 

4. श्री सिंह को प्रदत द्वितीय एम०ए०सी०पी० को निरस्त करने के पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के 
तहत विभागीय पत्रांक - 955 दिनांक 04.02. 2019 द्वारा श्री सिंह से कारण पृच्छा की गयी । श्री सिंह के पत्र दिनांक 
15.02.2019 द्वारा उत्तर प्राप्त हुआ , जिसमें उल्लेखित है कि उनके द्वितीय एम0ए0सी0पी0 पर सरकार का जो निर्णय 
होगा वह उन्हें मान्य होगा । 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 19 मार्च 2019 


5. उक्त के आलोक में विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक - 5777 दिनांक 09. 10. 2017 द्वारा श्री उमेश प्रसाद सिंह को 
दिनांक 01.07.2014 के प्रभाव से स्वीकृत द्वितीय एम0ए0सी0पी0 को निरस्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

दीवान जाफर हुसैन खाँ , 
संयुक्त सचिव - सह -निदेशक ( प्र० ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 449 -571 + 10 डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih . nic .in 


